निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 अग्रहायण 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1293) पटना , वृहस्पतिवार, 26 नवम्बर 2015 


सं0 वि0( 27 ) पे० को0 - NPS - 86/ 2015 - 1347/विo ,( 2 ) 

वित्त विभाग 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - - 


प्रेषक , 

एच0 आर0 श्रीनिवास , 

सचिव ( संसाधन ) । 
सेवा में , 

सभी प्रधान सचिव / सचिव , 
सभी विभाग / विभागाध्यक्ष , 
सभी प्रमंडलीय आयुक्त , 
सभी जिला पदाधिकारी । 

पटना, दिनांक 23 नवम्बर 2015 
विषय :- नयी अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों की पूर्व सेवा की गणना के संबंध में । 
महाशय , 

वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 1964 दिनांक 31 . 08 . 2005 द्वारा दिनांक 01 . 09 . 05 या 
उसके बाद के नियुक्त कर्मियों के संबंध में नयी पेंशन योजना लागू की गई है । योजना प्रवृत्त होने 
की तिथि 01 . 09 . 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के मामले में बिहार पेंशन नियमावली एवं 
सामान्य भविष्य निधि नियमावली के प्रावधान प्रभावी नहीं है । 

वित्त विभागीय परिपत्र संख्या - 3315 दिनांक 27 . 3 . 12 द्वारा ऐसे कर्मियों पर बिहार सेवा संहिता 
में निहित उपार्जित अवकाश के प्रावधान लागू रखने एवं परिपत्र संख्या - 600 दिनांक 02 . 05 . 2013 द्वारा 
सेवानिवृत्ति के उपरांत नियमानुसार अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान करने का निर्णय 
पूर्व से संसूचित है । 

नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों के पूर्व सेवा की गणना सम्बन्धी प्रावधान नहीं होने के 
कारण विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है । इस 
कारण नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को उनकी पूर्व सेवा अवधि का बिहार सेवा संहिता के 
अन्तर्गत प्रावधानित छुट्टी का लाभ नहीं मिल पा रहा है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 26 नवम्बर 2015 
( 2 ) राज्य सरकार के अधीन नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों के पूर्व की सेवा को 
परिगणित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था । सम्पूर्ण स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया 
गया है किः 

(i ) दिनांक 01 . 09 . 2005 या उसके बाद राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग / संवर्ग / कार्यालय 
में अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित स्वायत निकाय में किसी पद पर नियुक्त हुए थे तथा 
इसके पश्चात उनके द्वारा राज्य सरकार के ही किसी ऐसे विभाग / संवर्ग / कार्यालय अथवा राज्य सरकार 
द्वारा विधिवत गठित किसी ऐसे स्वायत निकाय में कार्यभार ग्रहण करने के लिए विधिवत विरमित होने 
पर पूर्व सेवा की गणना बिहार सेवा संहिता एवं समय - समय पर निर्गत परिपत्र / संकल्प के अन्तर्गत 
प्रावधानित विभिन्न प्रकार की छुट्टी के उपभोग के लिए की जा सकेगी । । 

( ii) पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों की सेवा परिगणना के सम्बन्ध में परिपत्र 
संख्या- 1191 दिनांक 01 . 06 .2005 पूर्व में निर्गत है । नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों के 
द्वारा सेवा परिगणना के संबंध में अभ्यावेदन समर्पित करने के लिए निर्धारित समय - सीमा वही रहेगी जो 
उपरोक्त परिपत्र संख्या-1191 दिनांक 01 . 06 . 2005 में है । । 

(iii ) पूर्व की सेवा को वर्तमान सेवा के साथ जोड़ने के प्रस्ताव के साथ जाँच 
( अनुलग्नक- 1 ) को भली - भाँति भरकर एवं हस्ताक्षरित कर संचिका पर रखकर ही वित्त विभाग को 
पृष्ठांकित की जाय । 

विश्वासभाजन, 
एच0 आर0 श्रीनिवास , 

सचिव ( संसाधन ) । 


प्रस्त 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1293 - 57 1 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic . in 


